निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 142 ) 


30 चैत्र 1933 ( श0) 
पटना , बुधवार, 20 अप्रील 2011 

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 


16 मार्च 2011 


सं0 3 - पुरा. / नि . - 1 - 06 / 2009 - 69 - राज्य सरकार ने बिहार राज पत्र के असाधारण अंक संख्या पटना 
444, दिनांक 05 जुलाई, 2010 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला , संस्कृति एवं युवा विभाग की अधिसूचना 
संख्या - 3 - पुरा / नि0 - 06 / 2009 – 192 , दिनांक 22 जून , 2010 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
पुरातात्विक स्थल अपसढ़ गढ़, वराह मंदिर एवं अपसढ़ ग्राम स्थित प्राचीन तालाब नवादा जिले के वारसलीगंज 
प्रखंड के अन्तर्गत प्राचीन स्मारक / पुरातत्व स्थल / अवशेष को सुरक्षित घोषित करने के अपने आशय का दो माह 
की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रति "बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा 
कला, निधि अधिनियम , 1976 " (1976 का 19 ) की धारा - 3 की उप - धारा 1 के आदेशानुसार उक्त प्राचीन 
स्मारक / पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थान पर चिपका दी गई थी । 


उक्त राजपत्र, पटना 444, दिनांक 05 जुलाई, 2010 जनता को उपलब्ध करा दिया गया था और जनता से 
कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । 


अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उप - धारा - (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक / पुरातत्व स्थल / अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


कमलेश्वर गिरि, 


सरकार के विशेष सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 20 अप्रील 2011 
बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जाने वाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल , अवशेष की राजस्व विवरणी 


खाता | खेसरा 


रकवा 


चौहद्दी 


क्रमांक | स्मारक / | अवशेष 

पुरातत्व 
स्थल का 

नाम 


जमीन 

की 
किस्म 


ए. 


डि . 


| अपसढ़ - 821 | 


3942 | 2 | 18 


। 


गढ़ा 


अपसढ़ 
स्थित 
पुरास्थल 


उ0 - वराह मन्दिर 
द0 - रोड 


गढ़ 


821 


3950 | 


मन्दिर 
वराह भवन 


वराह 
प्रतिमा 
मन्दिर 
सहित 


0 | 03 | उ0 - गढ़ की 

जमीन 
द0 - गढ़ की 

जमीन 


4686 


74 


20 


अपसढ़ 
स्थित 
पोखर 


पू0 - खेसरा 

नं0 - 4687 
प० - खेसरा 

नं0 - 4680 


पोखर 
सर्वसाधारण 
बिहार सरकार 


ग्राम 


मौजा 


प्रखंड 


थाना 


जिला 


अभ्युक्ति 


थाना 
नम्बर 


9 
अपसढ 


10 
अपसढ़ 


11 

12 
वारिसलीगंज । वारिसलीगंज 


13 
508 


14 
नवादा 


15 
हाल सर्वे 


खतियान के 
किस्म जमीन 
में 
गढ़ा लिखा 
गया है लेकिन 
वास्तव में गढ़ 


अपसढ़ 


अपसढ़ | वारिसलीगंज वारिसलीगंज 


508 


नवादा 


है । 


अपसढ़ । 


अपसढ़ | वारिसलीगंज वारिसलीगंज 


508 


नवादा 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कमलेश्वर गिरि, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 142-571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


